सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

10 भाद्र 1936 ( श०) 
संख्या 409 राँची ,सोमवार 

1 सितम्बर, 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
25 अगस्त, 2014 


संख्या-1/ सी0 - 2014/ 2012 का .- 8501--विभागीय अधिसूचना सं0- 8475 , दिनांक - 25 अगस्त , 2014 
को संशोधित करते हुए उप विकास आयुक्त, गढ़वा के पद पर अधिसूचित श्री आंजनेयुलु दोड्डे, भा. प्र. से . 
( झाः2011 ) को अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त, सिमडेगा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


उप विकास आयुक्त , सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्री शिवेन्द्र सिंह, झा.प्र. से. कार्मिक , 
प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग में योगदान करेंगे । 


संख्या-1/ सी0-2014/ 2012 का .- 8502--विभागीय अधिसूचना सं0-8479, दिनांक-25 अगस्त, 2014 
को संशोधित करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू के पद पर अधिसूचित श्रीमती हर्षिका सिंह, भा.प्र. से. 
( झाः2012) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है तथा उन्हें हजारीबाग जिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट-2, 1974) की धारा- 20 के 
तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है । 


___ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 1 सितम्बर , 2014 
संख्या -1 / सी0 - 2014/ 2012 का .- 8503 -- विभागीय अधिसूचना सं0- 8481, दिनांक - 25 अगस्त , 2014 
को संशोधित करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही के पद पर अधिसूचित श्री संदीप सिंह , भा .प्र. से . 
( झाः2012) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है तथा उन्हें राँची जिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा-20 के तहत 
कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार बाजपेयी, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 409 - 50 | 


